निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आश्विन 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 850 ) पटना , सोमवार , 4 अक्तूबर 2021 


खान एवं भुतत्व विभाग 


अधिसूचना 

1 अक्तूबर 2021 
सं 0 02 / एम 0 एम0- ( बा 0 ) -53 / 20-3043 / एम 0 - वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के 
साथ दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक राज्य के आठ जिले यथा - नवादा , अरवल , बाँका , बेतिया , वैशाली , 
किशनगंज , मधेपुरा एवं बक्सर , जिनमें पुराने बालू बंदोबस्तधारी कार्यरत है , की बंदोबस्ती अवधि को विस्तारित 
करने तथा पटना , भोजपुर , सारण , रोहतास , औरंगाबाद , गया , जमुई एवं लखीसराय जिलों में हस्तान्तरित पर्यावरण 
स्वीकृति के आलोक में बालू घाटों का संचालन बिहार राज्य खनन निगम के द्वारा खुली निविदा से चयनित 
संवेदकों द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है । 
2. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

हरजोत कौर बम्हरा , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 850-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


